निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1013 ) पटना , शुक्रवार , 30 नवम्बर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

16 नवम्बर 2018 
सं० 21 / बी. पी . एस. सी .- 25 / 2018 - सा . प्र. - 14950 — बिहार लोक सेवा आयोग में कार्यरत सहायकों की 
विभागीय-परीक्षा विभिन्न व्यस्तताओं के कारण आयोग द्वारा ससमय आयोजित नहीं किये जा सकने एवं इसके कारण इन 
कर्मियों को ससमय प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाने को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ( सेवा की शर्ते) 
विनियमावली, 1960 के अधिनियम- 32 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के सहायकों की विभागीय- परीक्षा केन्द्रीय 
परीक्षा समिति राजस्व पर्षद, बिहार , पटना द्वारा आयोजित कराने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1013 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


